निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 506 ) 


4 वैशाख 1937 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 24 अप्रील 2015 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

17 अप्रील 2015 
सं0 11 न0वि0 (न्याo) - 23 / 2013 - 220 / न0वि0आoविo — बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा - 329 
के अन्तर्गत एवं C. W.J. C. No . 8152/ 2013 में पारित आदेश के आलोक में दो नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण 
( म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्युनल) का गठन किया गया है । अधिसूचना संख्या 185 , दिनांक 28.01. 2014 के क्रम में दोनों 
म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्युनल के कार्य क्षेत्रों का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है: 

(i) नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) – 1 – उत्तरी बिहार के सभी जिलों 
(ii ) नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) – 2 – दक्षिणी बिहार के सभी जिलों 
2. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय रंजन, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 506-571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


